::. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

21 अग्रहायण 1936 ( श० ) 
राँची , शुक्रवार 

12 दिसम्बर, 2014 ( ई० ) 


संख्या 646 


सहकारिता विभाग 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


अधिसूचना 
11 दिसम्बर, 2 0 14 


संख्या- 4 04 1.. श्री तरसीसियुस केरकेट्टा तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी] गढ़वा सम्प्रति 
जिला सहकारिता पदाधिकारी] राँची के द्वारा धान क्रय से संबंधित गलत प्रतिवेदन समर्पित करने 
स्वेच्छाचारिता अनुशासनहीनता] कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने एवं वित्तीय अनियमितता करने के आरोपों 
के लिए श्री केरकेट्टा के विरूद्ध झारखण्ड असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण] नियंत्रण एवं अपील) रूल्स 1930 के 
नियम-55 के अन्तर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9 12 दिनांक 15 अप्रैल, 2 0 13 द्वारा विभागीय कार्यवाही 
संचालित की गई । 

उक्त के आलोक में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 15 दिनांक 17 जनवरी, 2014 द्वारा उनके 
अभिलेख संख्या-18/2013 में पारित आदेश फलक @ अधिगम विभाग को उपलब्ध कराया गया जिसमें श्री 
केरकेट्टा के विरूद्ध सभी आरोप प्रमाणित पाए गए । 

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम @ जाँच प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तावित दण्ड के साथ 
श्री केरकेट्टा को उपलब्ध कराते हुए उनसे विभागीय पत्रांक 3124 दिनांक 15 सितम्बर , 2014 से द्वितीय 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 12 दिसम्बर , 2 0 14 
कारण पृच्छा की माँग की गई । इस आलोक में कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी ] राँची के पत्रांक 589 
दिनांक 7 अक्टूबर, 2014 द्वारा श्री केरकेट्टा ने द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब विभाग में समर्पित किया । 

श्री केरकेट्टा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम एवं श्री 
केरकेट्टा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की सम्यक् समीक्षोपरान्त विभाग द्वारा पारित निर्णय के आलोक 
में श्री केरकेट्टा के विरूद्ध निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही को निस्तारित किया 
जाता है % 

1. तीन वार्षिक वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से ] 

मनीषा जोसेफ तिग्गा , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 646 - 50 । 


